रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 97 


REGD. NO . D . L. - 33004 / 97 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


RETARIA 


भाग 1 - खण्ड 3 - ~ उप - खण्ड ( ii ) 
PART II -- Section 3--- Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 128 ] 
No. 128] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 2, 1998 / फाल्गुन 11, 1919 
___ NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1998/PHALGUNA 11, 1919 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 1998 


आ०अ० 184 ( अ ). - -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुएनिर्वाचन आयोग समय - समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं0 434/बिहार- लो०स०१4 ( 2 ) , तारीख 27 सितम्बर, 1994 में संशोधन 
करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार सरकार के प्रत्येक अधिकारी को ऐसे बिहार राज्य के अधिकारी के सामने 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए 
सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में , एतदद्वारा नियुक्त करता है । 


सारणी 


क्र०सं० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम 


सहायक रिटनिंग आफिसर 


- - - - - 


11. सीतामढ़ी 


1. उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी 
2. कार्यपालक दंडाधिकारी- 3, सीतामढ़ी 


प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना 
सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी । 

[ सं0 434 /बिहार - लो०स०१8 ( 2 ) ] 


आदेश से , 
बी० एन० चावला, सचिव 


602G.I: 198 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC. 3 (iii )] 


- 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 1stMarch , 1998 


O .N . 184 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 22 of the Representation of the 
People Act , 1951 (43 of 1991 ) and in modifications of its notification No. 434/ BR- HP/94 ( 2), dated 27- 9 -1994 as amended 
from time to time, the Election Commission hereby appoints each of the officers of the Government of Bihar as specified in 
column (2) of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Bihar as 
specified in column (1) of the said Table against each officer of the Government of Bihar in the performance of the functions 
of such Returning Officers." 


TABLE 


SI. No. Name of the Parlimanetary Constituency . 


Designation of Assistant Returning officer. 


11. Sitamarhi 


1 . Deputy Development Commissioner, Sitamarhi. 
2 . Executive Magistrate -3 , Sitamarhi. 


The appointment of above officers as Assistant Returning Officers in respective constituency will cease to be effective 
on successful completion of counting of votes in the constituency concerned . 


[ No. 434/BR- HP/ 98( 2 )] 


By Order , 
B. N. CHAWLA, Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 मार्च, 1998 
आ०अ० 185 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निर्वाचन आयोग समय - समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं0 434 /बिहार - लो०स०94 ( 2 ) , तारीख 27 सितम्बर, 1994 में संशोधन 
करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार सरकार के प्रत्येक अधिकारी को ऐसे बिहार राज्य के अधिकारी के सामने 
उक्त सरणी के स्तम्भ ( 1 ) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए 
सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में , एतदद्वारा नियुक्त करता है । 


सारणी 


- 


- - - 


- 


- 


- 


क्र०सं० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 


10 . मुजफ्फरपुर 

1 - भूमि सुधार उप समाहर्ता 

पूर्वी मुजफ्फरपुर 
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना 
सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी । 

[ सं० 434/बिहार- लो०स०98 ( 2 ) ] 

आदेश से, 
बी० एन० चावला, सचिव 


[ 4M II - 


05 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFCIATION 


New Delhi, the 1st March , 1998 


O . N . 185 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 22 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951 ) and in modificationas of its notification No . 434 /BR - HP /92 (2), dated 27- 9 - 1994 as amended 
from time to time, the Election Commission hereby appoints each of the officers of the Governmentof Bihar as specified in 
column ( 2 ) of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Bihar as 
specified in column ( 1) of the said Table against cach officer of the Government of Bihar in the performance of the functions 
of such Returning Officers, 


TABLE 


Sl.No. Name of the Parliamentary Constituency . 


Designation of Assistant Returning officer. 


10 . Muzaffarpur 


1. Deputy Collector Land Reforms, 


East Muzaffarpur . 


The appointment of above officer as Assistant Returning Officer in respective constituency will cease to bo effective 
on successful completion of counting of votes in the constituency concerned . 


No . 434/BR -HP /98 ( 2 )] 


By Order, 
B .N . CHAWLA , Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Prag, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publioations, Dolhi- 110054 - 1998 


